PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., APR. 6 , 2010 (CHTR. 16, 1932 SAKA) 


159 


कृषि विमाग 


दिनांक 30 मार्च, 2010 
संख्या 280 - कृ ० अनु०( 3)-10/ 4096.- कृषि विभाग की अधिसूचना जो पृ० क्र ० 2249 कृ ० अनु० (3) -09/16232-33 दिनांक 4 नवम्बर , 
2009 द्वारा जारी की गई थी , में आंशिक संशोधन करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), पटौदी को उप मण्डल 
अधिकारी (नागरिक ), फरूखनगर के स्थान पर मण्डी समिति फरूखनगर की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन पार के लिए तुरन्त प्रभाव 
से नियुक्त करते हैं । 


रोशन लाल , 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


-- 


The 30th March , 2010 


No. 280 -Agri. Sec. (3 ) -2010/4096. — In partialmodification of Agriculture Department Notification issued vide 
endst. No. 2249 Agri. Sec. (3)-09 /16232-33 , dated 4th November, 2009, the Governor of Haryana hereby appoints the 
Sub Divisional Officer (Civil), Pataudi in place of Sub Divisional Officer (Civil), Farrukhnagar to exercise the powers and 
perform the functions ofMarket Committee, Farrukhnagar with immediate effect. 


ROSHAN LAL , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government, Haryana , Agriculture Department. 


कृषि विभाग 


दिनांक 30 मार्च, 2010 


संख्या 280 - कृ ० अनु ०(3) -10/4099 .--- कृषि विभाग की अधिसूचना जो पृ० क्र . 2249 कृ ० अनु ० ( 3) -09/ 16232-33 दिनांक 4 नवम्बर, 
2009 द्वारा जारी की गई थी , में आंशिक संशोधन करते हुए. हरियाणा के राज्यपाल, उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), बिलासपुर को उप 
मण्डल अधिकारी (नागरिक), जगाधरी के स्थान पर मण्डी समिति छछरौली की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करने के लिए तुरन्त 
प्रभाव से नियुक्त करते हैं । 


रोशन लाल, 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 

कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 30th March, 2010 


No. 280 -Agri. Sec . (3 ) -2010/4099. — In partialmodification of Agriculture Department Notification issued vide 
endst . No. 2249 Agri. Sec. (3 ) -09 / 16232-33 , dated 4th November, 2009, the Governor of Haryana hereby appoints the 
Sub Divisional Officer (Civil), Bilaspur in place of Sub DivisionalOfficer ( Civil), Jagadhari to exercise the powers and 
perform the functions ofMarket Committee , Chhachhrauli with immediate effect. 


ROSHAN LAL , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government, Haryana, Agriculture Department. 


